MAN 


A 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

साधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


_ 13 कार्तिक, 1937 ( श०) 
संख्या 38 राँची, बुधवार । 

____ 4 नवम्बर, 2 0 15 ( ई० 

विषय- सूची 


पृष्ठ 


भाग 1 -नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी 424-439 

और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ । 
भाग 1 - क - स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के 
आदेश । 
भाग 1 - ख - मैट्रिकुलेसन, आई. ए., आई. एस. सी., बी. ए , 
बी. एस. सी., एम. ए., एम. ए. सी ., लॉ भाग1 और 
2 , एम . बी . बी . एस ., बी . सी . ई.,डिप०. इन - एड ., 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम 
छात्रवृत्ति प्रदान आदि । 
भाग 1- ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि । 
भाग-2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
भाग-2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ 
एवं नियम आदि । 
भाग 3 - भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और 
उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 
भारत गज़ट और राज्य गज़टों से उद्धरण । 


भाग- 4 - झारखण्ड अधिनियम 
भाग-5 - झारखण्ड विधान सभा में पुरःअस्थापित 
विधेयक, उक्त विधान मंडल में उप- स्थापित या 
उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के 
पूर्व प्रकाशित विधेयक | 
भाग-7 - संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति 
एम. एस. और की अनुमति मिल चुकी है । 
भाग-8 . भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और 
संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग-9 . विज्ञापन 
भाग-9 क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग-9 . ख- निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, 
न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ 

इत्यादि । 
पूरक .. 
पूरक अ ... 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार, 4 नवम्बर, 2015 


425 


भाग 1 


नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 
1 अक्टूबर , 2015 


| 


संख्या- 13 / वरीय नि0 सं0- 45/ 2015 का0- 8678 -- श्री सुधांशु कुमार शशि जिला 
एवं अपर सत्र न्यायाधीश- XV , धनबाद को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा ( भर्ती, 
नियुक्ति एवं सेवा शर्ते) नियमावली, 2001 के नियम. 7(a) के आलोक में उनके 
झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश कोटि में प्रोन्नति के पश्चात् 
योगदान की तिथि से रू. 500/- (पाँच सौ रूपये मात्र) की वेतन वृद्धि की स्वीकृति 
दी जाती है । 

2. श्री शशि की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 
30 जुलाई, 2015 है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

सुमन कुमार, 
सरकार के विशेष सचिव । 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


अधिसूचना 

1 अक्टूबर, 2015 
संख्या- 13/ वरीय नि0 सं0- 43 / 2015 का0- 8679 -- श्री राज कमल मिश्रा अपर 
विधि परामर्शी विधि विभाग झारखण्ड राँची को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा 


426 

झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार, 4 नवम्बर, 20 15 
( भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा शर्ते) नियमावली, 2001 के नियम- 7(a) के आलोक में उनके 
झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश कोटि में प्रोन्नति के पश्चात् 
योगदान की तिथि से रू० 500/- (पाँच सौ रूपये मात्र) की वेतन वृद्धि की स्वीकृति 
दी जाती है। 


2. श्री मिश्रा की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 
30 जुलाई, 2015 है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

सुमन कुमार, 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधिसूचना 
1 अक्टूबर, 2015 


संख्या- 13 / वरीय नि0 सं0 - 44 / 2015 का0- 8680-- श्री रमेश कुमार अपर 
न्यायायुक्त - XIII राँची को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा ( भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा 
शर्ते ) नियमावली , 2001 के नियम- 7( a) के आलोक में उनके झारखण्ड वरीय 
न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश कोटि में प्रोन्नति के पश्चात् योगदान की तिथि 
से रू० 500 /-(पाँच सौ रूपये मात्र) की वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी जाती है। 

2. श्री कुमार की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 
30 जुलाई, 2015 है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

सुमन कुमार, 
सरकार के विशेष सचिव । 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार, 4 नवम्बर, 2015 


427 


अधिसूचना 
1 अक्टूबर , 2015 


संख्या- 13 / वरीय नि0 सं0- 42 / 2015 का0- 8681-- श्री अनिल कुमार मिश्रा नं०. | 
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सरायकेला- खरसावाँ को झारखण्ड वरीय न्यायिक 
सेवा ( भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा शर्ते) नियमावली, 2001 के नियम.7(a) के आलोक में 
उनके झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश कोटि में प्रोन्नति के 
पश्चात् योगदान की तिथि से रू० 500 /- (पाँच सौ रूपये मात्र) की वेतन वृद्धि की 
स्वीकृति दी जाती है । 


2. श्री मिश्रा की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 
30 जुलाई, 2015 है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

सुमन कुमार , 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधिसूचना 

1 अक्टूबर, 2015 
संख्या- 13/ वरीय नि0 सं0- 46/ 2015 का0- 8682 -- श्री राजीव कुमार सिन्हा 
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश- XVI , धनबाद को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा 
( भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा शर्ते) नियमावली, 2001 के नियम-7(a) के आलोक में उनके 
झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश कोटि में प्रोन्नति के पश्चात् 
योगदान की तिथि से रू० 500/- (पाँच सौ रूपये मात्र) की वेतन वृद्धि की स्वीकृति 
दी जाती है । 


428 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार , 4 नवम्बर, 20 15 
2. श्री सिन्हा की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 


30 जुलाई, 2015 है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

सुमन कुमार, 
सरकार के विशेष सचिव | 


। . . . . . . . . . . . 


अधिसूचना 

__ 1 अक्टूबर , 2015 
संख्या- 13/ वरीय नि0सं0- 47/ 2015- का0 - 8683 -- श्री नीरज कुमार श्रीवास्तवजिला 
एवं अपर सत्र न्यायाधीश- VI , धनबाद को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा ( भर्ती, 
नियुक्ति एवं सेवा शर्ते) नियमावली, 2001 के नियम- 7(a) के आलोक में उनके 
झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश कोटि में प्रोन्नति के पश्चात् 
योगदान की तिथि से रू० 500/- (पाँच सौ रूपये मात्र) की वेतन वृद्धि की स्वीकृति 
दी जाती है। 


2. श्री श्रीवास्तव की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 
30 जुलाई, 2015 है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

सुमन कुमार, 
सरकार के विशेष सचिव । 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार, 4 नवम्बर, 2015 


429 


अधिसूचना 

12 अक्टूबर , 2015 
संख्या- 1/ विविध- 803 / 06 खण्ड. । का . . 8965 -- श्रीमती मृदुला सिन्हा , 
भा . प्र. से. ( झा : 86), प्रधान सचिव , श्रम नियोजन , प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग , 
झारखण्ड , राँची को अखिल भारतीय सेवाएं ( छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 
10 , 11, 12 , 13, 15 एवं 20 के तहत दिनांक 05 अक्टूबर, 2015 से 16 अक्टूबर , 2015 
तक कुल 12 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति दी जाती है एवं उक्त अवधि 
में निजी खर्च पर विदेश यात्रा की भी अनुमति प्रदान की जाती है । 

2. श्रीमती मृदुला सिन्हा को दिनांक 3 अक्टूबर , 2015 एवं 4 अक्टूबर, 2015 
के शनिवारीय एवं रविवारीय अवकाश को छुट्टी के प्रारम्भ में उपभोग करने की 
अनुमति मुख्यालय छोड़ने की अनुमति के साथ दी जाती है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

सुमन कुमार, 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधिसूचना 

15 अक्टूबर, 2015 
संख्या- 1/ विविध- 8016/ 05 खंड का . - 9058-- श्रीमती पूजा सिंघल , भा . प्र. से. 
( झाः2000),विशेष सचिव , कृषि , पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को 
अखिल भारतीय सेवाएं ( छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 10,11,12, 13, 15 एवं 
20 के तहत दिनांक 26 अक्टूबर , 2015 से 3 नवम्बर , 2015 तक कुल 09 ( नौ ) 
दिनों के उपार्जित अवकाश ( Ex-India Leave के रूप में ) की स्वीकृति दी जाती है 
तथा उक्त अवधि में इटली ( विदेश) जाने की स्वीकृति भी दी जाती है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

सुमन कुमार , 
सरकार के विशेष सचिव । 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


430 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार, 4 नवम्बर, 2015 


अधिसूचना 

15 अक्टूबर , 2015 
संख्या- 13/ वरीय नि0 सं0-51 / 2015 का0- 9071-- श्री शम्भु लाल साव , अपर 
न्यायायुक्त - VI, राँची को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा ( भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा शर्ते ) 
नियमावली, 2001 के नियम - 7( a) के आलोक में उनके झारखण्ड वरीय न्यायिक 
सेवा में जिला न्यायाधीश कोटि में प्रोन्नति के पश्चात् योगदान की तिथि से रू० 
500 /-(पाँच सौ रूपये मात्र) की वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी जाती है। 

2. श्री साव की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 
30 जुलाई, 2015 है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

सुमन कुमार, 
सरकार के विशेष सचिव । 


. . . . . . . . . . . . 


अधिसूचना 

15 अक्टूबर , 2015 
संख्या- 13/ वरीय नि0 सं0- 48 / 2015 का0 - 9072 -- श्री संतोष कुमार नं०. , अपर 
न्यायायुक्त - V, राँची को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा ( भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा शर्ते ) 
नियमावली, 2001 के नियम- 7(a) के आलोक में उनके झारखण्ड वरीय न्यायिक 
सेवा में जिला न्यायाधीश कोटि में प्रोन्नति के पश्चात् योगदान की तिथि से रू० 
500/- (पाँच सौ रूपये मात्र) की वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी जाती है । 

____ 2. श्री कुमार की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 
30 जुलाई , 2015 है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

सुमन कुमार, 
सरकार के विशेष सचिव । 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार, 4 नवम्बर, 2015 


431 


अधिसूचना 

15 अक्टूबर, 2015 
संख्या- 13/ वरीय नि0 सं0- 50/ 2015 का0- 9073 -- श्री धीरेन्द्र कुमार मिश्रा जिला 
एवं अपर सत्र न्यायाधीश- XI, हजारीबाग को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा ( भर्ती, 
नियुक्ति एवं सेवा शर्ते) नियमावली, 2001 के नियम. 7(a) के आलोक में उनके 
झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश कोटि में प्रोन्नति के पश्चात् 
योगदान की तिथि से रू . 500 /- (पाँच सौ रूपये मात्र) की वेतन वृद्धि की स्वीकृति 
दी जाती है । 


2. श्री मिश्रा की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 
30 जुलाई , 2015 है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

सुमन कुमार , 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधिसूचना 

15 अक्टूबर, 2015 
संख्या- 13 / वरीय नि0 सं0-53/ 2015 का0 - 9074 / श्री संजय कुमार नं . | जिला 
एवं अपर सत्र न्यायाधीश- VI , पलामू डाल्टनगंज को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा 
( भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा शर्ते) नियमावली, 2001 के नियम. 7(a) के आलोक में उनके 
झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश कोटि में प्रोन्नति के पश्चात् 
योगदान की तिथि से रू . 500/ - ( पाँच सौ रूपये मात्र) की वेतन वृद्धि की स्वीकृति 
दी जाती है । 


432 

झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार, 4 नवम्बर, 20 15 
2. श्री कुमार की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 
30 जुलाई, 2015 है। 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

सुमन कुमार , 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधिसूचना 

15 अक्टूबर , 2015 
संख्या- 13/ वरीय नि0 सं0 - 52 / 2015 का0- 9075 / श्री लोलार्क दूबे जिला एवं 
अपर सत्र न्यायाधीश- V, देवघर को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा ( भर्ती, नियुक्ति 
एवं सेवा शर्ते) नियमावली, 2001 के नियम- 7(a) के आलोक में उनके झारखण्ड 
वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश कोटि में प्रोन्नति के पश्चात् योगदान की 
तिथि से रू० 500/-(पाँच सौ रूपये मात्र ) की वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी जाती है । 

2. श्री दूबे की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 
30 जुलाई , 2015 है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

सुमन कुमार, 
सरकार के विशेष सचिव | 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


अधिसूचना 

15 अक्टूबर, 2015 
संख्या- 1/ विविध- 838/ 2015 का . - 9084-- श्रीमती नैन्सी सहाय , भा . प्र. से . 
( झाः14 ), (परीक्ष्यमान) , सहायक दण्डाधिकारी- सह - सहायक उपसमाहर्ता, पश्चिमी 
सिंहभूम , चाईबासा को अखिल भारतीय सेवाएं ( छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 
10,11, 12 ,13 ,15 एवं 20 के तहत दिनांक 01 दिसम्बर, 2015 से 11 दिसम्बर, 2015 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार, 4 नवम्बर, 2015 


433 


तक कुल 11 दिनों के उपार्जित अवकाश ( Ex -India Leave) की स्वीकृति दी जाती है 
एवं उक्त अवधि में निजी कारणों/ निजी व्यय पर विदेश यात्रा की भी अनुमति 
प्रदान की जाती है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

सुमन कुमार, 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधिसूचना 


15 अक्टूबर, 2015 


संख्या- 1/विविध- 839/ 2015 का . - 9085 -- श्री वरूण रंजन , भा. प्र. से . 
( झाः14), (परीक्ष्यमान) , सहायक दण्डाधिकारी- सह - सहायक उपसमाहर्ता, सरायकेला. 

खरसावाँ को अखिल भारतीय सेवाएं ( छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 
10,11, 12 , 13 ,15 एवं 20 के तहत दिनांक 1 दिसम्बर, 2015 से 11 दिसम्बर, 2015 
तक कुल 11 दिनों के उपार्जित अवकाश ( Ex-India Leave) की स्वीकृति दी जाती है 
एवं उक्त अवधि में निजी कारणों/ निजी व्यय पर विदेश यात्रा की भी अनुमति 
प्रदान की जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सुमन कुमार, 


सरकार के विशेष सचिव । 


434 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार , 4 नवम्बर, 2015 


अधिसूचना 


16 अक्टूबर, 2015 


संख्या -3/ नि0सं0- 09 -140/ 2014 का . 9141 -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के डा0 
रवीन्द्र सिंह , सचिव, राजस्व पर्षद , झारखण्ड, राँची दिनांक 31 अगस्त, 2015 से 
08 सितम्बर, 2015 तक रूपांतरित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 234 
के तहत स्वीकृत किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

एच० के० सुधांशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


अधिसूचना 

19 अक्टूबर, 2015 
संख्या- 1/ विविध- 835/ 2014 का .- 9172 -- श्री संत कुमार वर्मा, भा. प्र. से . 
( झाः2001), विशेष सचिव , कल्याण विभाग , झारखण्ड , राँची को अखिल भारतीय 
सेवाएं ( छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 10 , 11,12,13, 15 एवं 20 के तहत 
दिनांक 
2 सितम्बर, 2015 से 30 सितम्बर, 2015 तक कुल 29 दिनों के उपार्जित अवकाश 
की स्वीकृति घटनोत्तर रूप से दी जाती है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

सुमन कुमार , 
सरकार के विशेष सचिव । 


झारखण्ड गजट ( साधारण बुधवार, 4 नवम्बर, 2 0 15 


435 


अधिसूचना 

19 अक्टूबर, 2015 
संख्या- 13/ शक्ति प्र0 -02/ 2013 का0 - 9195 --उपायुक्त , राँची के ज्ञापांक 2197 
दिनांक 29 सितम्बर , द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में माननीय प्रधानमंत्री के 
राँची में ट्रांजिट विजिट के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण हेतु निम्नांकित 
पदाधिकारियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता- 1973 ( एक्ट- 2, 1974) की धारा- 21 के तहत 
दिनांक 02 अक्टूबर , 2015 के लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्ति प्रदान 
करने के प्रस्ताव पर घटनोत्तर स्वीकृति दी जाती है: . 

i. श्री राजदीप संजय लाल जॉन अपर समाहर्ता भू- हदबंदी राँची । 
ii. श्री रोहित सिन्हा अंचल अधिकारी रातू । 
iii. श्री ठाकुर गौरी शंकर शर्मा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी नामकुम । 
iv. श्री डा . संजय सिंह जिला सांख्यिकी पदाधिकारी राँची । 
v. श्री अजित कुमार सिन्हा वरीय अंकेक्षण पदाधिकारी राँची । 
vi . श्री जॉन मारकुश मिंज वरीय अंकेक्षण पदाधिकारी राँची । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

उमेश चन्द्र सिन्हा , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधिसूचना 

19 अक्टूबर , 2015 
संख्या -3/ अवकाश- 04 -35/ 2014 का . 9203 -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के श्री 
रविरंजन कुमार विक्रम, जिला परिवहन पदाधिकारी, गिरिडीह को दिनांक 2 अगस्त , 
2012 से 05 अक्टूबर, 2012 तक उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 
227 , 230 एवं 248 के तहत् स्वीकृत किया जाता है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

सुमन कुमार 
सरकार के विशेष सचिव | 


436 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार, 4 नवम्बर , 2 0 15 


अधिसूचना 

23 अक्टूबर, 2015 
संख्या-3/नि0सं0- 09 - 148 / 2014 का . 9266-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के श्री 
शिव नारायण यादव , जिला पंचायत राज पदाधिकारी, दुमका को ( क) दिनांक 
16 जनवरी, 2012 से 23 जून , 2012 तक रूपान्तरित अवकाश झारखण्ड सेवा 
संहिता के नियम 234 के तहत एवं ( ख) दिनांक 24 जून, 2012 से 
4 नवम्बर, 2012 तक उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 
एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

एच० के० सुधांशु, 

सरकार के अवर सचिव । 
. . . . . . . . . . . . 

अधिसूचना 

23 अक्टूबर, 2015 
संख्या- 13/ वरीय नि0 सं0- 49/ 2015 का0- 9267-- श्री ओम प्रकाश पाण्डेय नं०. 
II, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश- IV , हजारीबाग को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा ( भर्ती, 
नियुक्ति एवं सेवा शर्ते) नियमावली, 2001 के नियम- 7(a) के आलोक में उनके झारखण्ड वरीय 
न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर प्रोन्नति के पश्चात् प्रभार ग्रहण की तिथि से रू० 
500/- (पाँच सौ रूपये मात्र) की वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी जाती है । 

__ 2. श्री पाण्डेय की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 
24 जुलाई , 2014 है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

सुमन कुमार, 
सरकार के विशेष सचिव । 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार, 4 नवम्बर, 2015 


437 


अधिसूचना 

23 अक्टूबर, 2015 
संख्या- 4/नि0सं0- 12 -28/ 2014 का .. 9275 . . झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के श्री 
अनुराग लकड़ा, अवर सचिव , सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई. गवर्नेस विभाग के द्वारा 
दिनांक 01 जून , 2015 से 29 जून , 2015 तक उपभोग की गयी उपार्जित अवकाश 
को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत् स्वीकृत किया 
जाता है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

एच० के० सुधांशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


. . . . . . . . . . . . 


अधिसूचना 

23 अक्टूबर , 2015 
संख्या-4/नि0सं0-12- 93/ 2015 का . 9276 -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के श्री 
संतोष कुमार प्रजापति, प्रखण्ड विकास पदा0 , राजनगर , सरायकेला- खरसावां को ( क ) 
दिनांक 13 अप्रैल, 2014 से 1 मई , 2014 तक उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा 
संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत तथा ( ख) दिनांक 2 मई, 2014 से 
16 मई , 2014 तक अर्द्धवैतनिक अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 232 के 
तहत स्वीकृत किया जाता है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

एच० के० सुधांशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


438 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार, 4 नवम्बर , 2 0 15 


प्रकाशनार्थ सूचना 
मैं NISHITH पुत्र SHASHI DIWAKER शपथ पत्र सं० 15 30 दिनांक 11 अगस्त, 2015 
के अनुसार NISHITH DIWAKER VERMA के नाम से जाना जाऊँगा | 

NISHITH एवं NISHITH DIWAKER VERMA दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है | 


R / O -NEAR KALIMANDIR KRISHNAPURI, 
ROAD NO -4 , P . O + P . S . CHUTIA , 
DIST - RANCHI JHARKHAND 834001 


प्रकाशनार्थ सूचना 
मैं ASHWINI AMIT SINHA पुत्र LOKESH KUMAR SINHA शपथ पत्र सं० 1949 
दिनांक 31 अगस्त, 2015 के अनुसार AMIT SINHA के नाम से जाना जाऊँगा | 
ASHWINI AMIT SINHA एवं AMIT SINHA दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है । 

RESIDENT OF -NEW COLONY, 

HAIDER ALI ROAD, KOKAR, 
P . S . SADAR DISTRICT RANCHI 


प्रकाशनार्थ सूचना 
मैं RAKESH KUMAR पुत्र SRI GURUCHARAN SINGH MUNDA शपथ पत्र 
सं० 2 2 44 दिनांक 28 सितम्बर, 20 15 के अनुसार RAKESH KUMAR MUNDA के नाम से 
जाना जाऊँगा । 
RAKESH KUMAR एवं RAKESH KUMAR MUNDA दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है | 

VILLAGE - TILAIMARCHA 

P .O . RELADIH 
P . S . BUNDU , 

DIST-RANCHI 835204 
PRESENT RESIDING AT - HOUSE NO .- 386 /D3, 

LOWER KARAMTOLI, 
P .O .-MORHABADI, 
P. S . - LALPUR, 
RANCHI - 834008 (JHARKHAND ) 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार, 4 नवम्बर, 2015 


439 


प्रकाशनार्थ सूचना 


__ मैं GITA KUMARI पुत्री PARIMAL RAM NAYAK शपथ पत्र सं० 64 8 दिनांक 
18 सितम्बर, 2015 के अनुसार GEETA KUMARI के नाम से जानी जाऊँगी । 

GITA KUMARI एवं GEETA KUMARI दोनों एक ही महिला का नाम है | 


VILLAGE -BASILA (PREM NAGAR ) 

P . O . PISKA NAGRI, 
P. S . NAGRI, 
DIST -RANCHI 


अयाण, राजीव गुप्ता की प्रति वर्ष बिता 


अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( साधारण ) 3 8 - 50 | 


